रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED No. D . L .- 33002 / 99 


convertirse ero Moda 


REGISTERED NO DL-32002.99 


प्रतdda 


दिल्लीराजपन 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , मंगलवार , मार्च 14 , 2017 / फाल्गुन , 23 , 1938 
DELHI, TUESDAY ,MARCH 14 , 2017 /PHALGUNA 23 , 1938 


सं . 3 ] 
No. 3 ] 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं . 411 

[ N. C . T . D. No. 411 


भाग - II - 1 

PART — II - 1 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय, दिल्ली 

अधिसूचना 

दिल्ली, 14 मार्च, 2017 
सं. - मु. चु. अ. / चु. सं. / 102( 8)/ 2017/11021. निम्नलिखित को सर्व साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है: - - 

___ भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2017 
सं. 100 / भा.नि . आ . / क्षे. / दिल्ली – वि.स. / 1 / 2017 ( उप ) / उ. अनु.- 2 - यतः, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में , 
27 - राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री जरनैल सिंह का स्थान उनके त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप 14 जनवरी, 2017 को 
रिक्त हो गया है : और 
2 यतः , इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप –निर्वाचन कराया जाना है ; 
3 अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में , भारत 
निर्वाचन आयोग , एतद्द्वारा : 
( अ) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में 27 - राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 15 अप्रैल, 2017 
( शनिवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली 

की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर देः , 
( आ ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में - - 
| ( क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख 

| 21 मार्च, 2017 (मंगलवार ) 
( ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 

22 मार्च, 2017 (बुधवार ) 
( ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 

24 मार्च, 2017 ( शुक्रवार) 
( घ) वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 

09 अप्रैल , 2017 (रविवार ) 
( ड ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा 

15 अप्रैल , 2017 ( शनिवार) 


1370 DG/ 2017 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART II - 1 ] 


नियत करता है:, और 
( इ) 8. 00 बजे पूर्वाह्न से 6. 00 बजे अपराहन तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन 
के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा । 

आदेश से, 
के . एफ. विल्फ्रेड ), प्रधान सचिव 


__ आदेश से 
चन्द्र भूषण कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER , DELHI 

NOTIFICATION 

Delhi 14th March , 2017 
No. CEO / COE/ 102 ( 8 )/2017/ 11021 .— The following is published for general information : 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th March , 2017 
No. 100 /ECI/ TERR /DL -LA / 1/2017 ( Bye)/NS - II . - Whereas, the seat of Shri Jarnail Singh . in the Legislative 
Assembly of NCT of Delhi, elected from 27- Rajouri Garden Assembly Constituency, has become vacant on 
14th January, 2017 , by reason of his resignation ; and 
2. WHEREAS , a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused ; 
3 . NOW , THEREFORE , in pursuance of sub - section ( 1) of section 150 , and sections 30 and 56 of the Representation 
of the People Act, 1951 (43 of 1951),the Election Commission of India hereby: - 
A . Calls upon the said 27- Rajouri Garden Assembly Constituency of NCT of Delhi, to elect, before the 15th April, 

2017 (Saturday) in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a 

person , for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the NCT of Delhi; 
B . appoints, with respect to the said election , - 
a . the 21st March , 2017 ( Tuesday ) , as the last date formaking nominations; 

the, 22nd March , 2017 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations; 
the, 24th March , 2017 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures; 
the , 9th April 2017 (Sunday) , as the date on which a poll shall , if necessary , be taken ; 
the , 15th April, 2017 (Saturday), as the date before which the election shall be completed ; and 

Fixes the hours from 8 .00 AM to 6 .00 PM , as the hours during which the poll shall, if necessary , be taken on 
the date specified above for the election . 

By Order, 
K . F .WILFRED , Principal Secy. 


By Order 
CHANDRA BHUSHAN KUMAR , Chief Electoral Officer , Delhi 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017 .03.14 16 :18:12 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


